पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/ 2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 119] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 मार्च 2022 — फाल्गुन 18, शक 1943 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 09 मार्च 2022 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 12-2 / 2022 / मबावि /50— माननीय मंत्रीजी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण 
आयोग की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 12-01-2022 को छ.ग. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की 
नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा के अनुपालन में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के नियम 18 में निहित 
प्रावधान का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों के रूप में 
निम्नानुसार नियुक्त करता हैः- 


क्र सदस्यों का नाम पता 
1 श्रीमती आशा संतोष यादव तिलदा, जिला-रायपुर 
2 श्रीमती पुष्पा पाटले नवा रायपुर जिला-रायपुर 
3 श्रीमती पूजा खनुजा जिला-बिलासपुर 
4 श्री ऑगस्टीन बर्नार्ड जिला-रायपुर 
5 श्री सोनल कुमार गुप्ता जिला-दुर्ग 
2. उक्त नियुक्त प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि व 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पद 


धारण करेगा. 
3. अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर सदस्य के रूप में पद धारण करना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पी.एस.थ्ुव, संयुक्त सचिव. 


237 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, TAR स मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


